निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 646 ) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
28 अप्रील 2015 


सं0 22 / नि०सि० ( पू0) - 01 - 10 / 2008 / 961 - श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल , 
पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अररिया शाखा नहर के वि0 दू0 178 पर निकाली गयी निविदा निस्तार में बरती 
गयी अनियमितता, अनुशासनहीतना एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना इत्यादि कतिपय आरोपों के लिए 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 321 दिनांक 21.04 .09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसे श्री चौधरी के सेवानिवृति के उपरान्त विभागीय 
आदेश ज्ञापांक 1271 दिनांक 14.10.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) में सम्परिवर्तित किया गया । श्री 
चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त 
किया गया । विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, सम्यक 
समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 
1169 दिनांक 26.08.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की 
गयी । समीक्षोपरान्त निविदा निस्तार में बरती गयी अनियमितता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के लिए श्री 
संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दोषी मानते हुए " 5 % ( पाँच प्रतिशत ) पेंशन की 
कटौती पाँच वर्ष तक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है । 

उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2776 दिनांक 02.03.15 द्वारा सहमति प्राप्त है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2015 
उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड 
संसूचित किया जाता है: 
"5 % ( पाँच प्रतिशत ) पेंशन की कटौती पाँच वर्ष तक | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 646-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


